रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


REGD. NO. D. L.-33004/ 99 


मयपवजयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. 


Mata 





भाग II - खण्ड ३ - उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii. 


. 


- A . . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


7. 582 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 26 , 1999 / अग्रहायण 5 , 1921 
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26 , 1999 /AGRAHAYANA 5 , 1921 


NEW DELHI,FI 


No. 5821 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 नवम्बर , 1999 

सं0 41 / 99 केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क 
सा . का . नि . 787 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , केन्द्रीय उत्पाद - शुल्फ टैरिफ अधिनियम , 
1985 ( 1986 का 1 ) की पहली अनुसूची की उपशीर्ष संख्यांक 8902. 00 के अंतर्गत आने वाले नीचे सारणी के स्तंभ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट वर्णन के 
मालों को , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से, उक्त सारणी 
के संभ ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छट प्रदान करती है । 

सारणी 
क्रम संख्याक मालों का वर्णन 

शत 
( 2 ) 

( 3 ) 
घाय, जिसका 10 दिसम्बर, 1999 से ही ( क ) शुल्क से छूट का फायदा शर्त ( ख ) में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद 
31 मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान 

शुल्क सहायक आयुक्त / उप - आयुक्त के साथ वचनबंध की तारीख से 
किसी सहकारी सोसायटी के कारखाने द्वारा 

प्रारंभ होगा; 
निकास किया गया है । 

( ख ) विनिर्माता, यह वचनबंध फाइल करता है, कि : 
( i ) 10 दिसम्बर, 1999 से ही 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान 

कारखाने द्वारा प्रयुक्त हरी पत्ती किसी ऐसे उगाने वाले से क्रय नहीं की 

जाएगी जो दस हेक्टेयर से अधिक चाय की खेती का धारक हो । 
( ii ) कारखाने का स्वामी , सहकारी सोसायटी संबंधित राज्य सरकार के सहकारी 

सोसायटियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत है । 


- 


1461 ( 199 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II - SEC. 30 ] 


- 


- 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


चाय, जिसका 1999 - 2000 के पश्चातवर्ती 
किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सहकारी 
सोसाइटी के कारखाने द्वारा निकास किया 
गया है । 


( iii ) सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य 10 हेक्टेयर से अधिक चाय की खेती 

की धृति का स्वामी नहीं है । 
( ग ) विनिर्माता, अप्रैल 2000 के पहले सप्ताह में वचनबंध के पूरा करने के 

सबूत के रूप में अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क आयुक्त 

द्वारा विहित रूप में लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( घ ) विनिर्माता, वधनबंध को पूरा करने में उसकी असफलता की दशा में शर्त 

( ख ) में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 
की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद - शुल्क का संदाय करने के लिए 

दायी होगा । 
( क ) शुल्क से छूट का फायदा शर्स ( ख ) में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद 

शुल्क सहायक आयुक्त / उपआयुक्त के साथ वचनबंध की तारीख से 

प्रारंभ होगा; 
( ख ) विनिर्माता, यह वचनबंध फाइल करता है कि : 
( i) पूर्वोक्त वचनबंध की तारीख से वित्तीय वर्ष के अंत तक की अवधि के 

दौरान कारखाने द्वारा प्रयुक्त हरी पत्ती किसी ऐसे उगाने वाले से क्रय नहीं 

की जाएगी जो दस हेक्टेयर से अधिक चाय की खेती का धारक हो । 
(ii ) कारखाने की स्वामी सहकारी सोसाइटी संबंधित राज्य सरकार के सहकारी 

सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत है । 
( iii ) सहकारी सोसाइटी का कोई सदस्य दस हेक्टेयर से अधिक चाय की खेती 

की धृति का स्वामी नहीं है । 
( ग ) विनिर्माता , प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह तें वचनबंध के 

पूरा करने के सबूत के रूप में अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद 

शुल्क आयुक्त द्वारा विहित रूप में लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( घ ) विनिर्माता, वधनबंध को पूरा करने में उसकी असफलता की दशा में शर्त 

( ख ) में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 
की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क का संदाय करने के लिए 

दायी होगा । 
( क ) शुल्क से छूट का फायदा शर्त ( ख ) में यथा विनिर्दिष्ट केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्कसहायक आयुक्त/उपआयुक्त के साथ वचनबंध की तारीख से 
प्रारंभ होगा ; 
( ख ) विनिर्माता, यह वचनबंध फाइल करता है कि : 
( i) 10 दिसम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के दौरान कारखाने 

द्वारा प्रयुक्त दो तिहाई से अन्यून हरी पत्ती ऐसे उगाने वालों से क्रय की 

जाएगी जो प्रत्येक दस हेक्टेयर से अनधिक चाय को खेतो का धारक हो । 
( ii ) कारखाना 1998 -99 के दौरान कम से कम 6 मास के लिए कार्य करता रहा 

हो । 
( ग ) विनिर्माता, अप्रैल 2000 के पहले सप्ताह में वचनबंध के पूरा करने सबूत 

के रूप में अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा 

विहित रूप में लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( घ ) विनिर्माता, वचनबंध को पूरा करने में उसकी असफलता की दशा में , शर्त 

( ख ) में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क टैरिफ , 
अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क का संदाय करने 
के लिए दायी होगा । 


३. पाय जिसका 10 दिसम्बर, 1999 से ही 

31 मार्च, 2000 तक की अवधि के 
दौरान किसी क्रय पत्ती कारखाने द्वारा 
निकास किया गया है । 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
चाय, जिसका 1999 - 2000 के उत्तर ( क ) शुल्क से छूट का फायदा शर्त ( ख ) में तथा 
वर्ती किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी विनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त/ उप 
क्रय पत्ती कारखाने द्वारा निकास किया आयुक्त के साथ वचनबंध की तारीख से प्रारंभ होगा ; 
गया है । 

( ख ) विनिर्माता, यह वचनबंध फाइल करता है कि : 
(i ) पूर्वोक्त वचनबंध की तारीख से वित्तीय वर्ष के अंत तक की अवधि के 

दौरान कारखाने द्वारा प्रयुक्त दो तिहाई से अन्यून हरी पत्ती ऐसे उगाने वालों 
से क्रय की जाएगी जो प्रत्येक दस हेक्टेयर से अनधिक चाय की खेती का 

धारक हो । 
(ii ) कारखाना उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिसमें शर्त ( ख ) में निर्दिष्ट 

वचनबंध फाइल किया जाता है कम से कम 6 मास कार्य करता रहा हो । 
( ग ) विनिर्माता, प्रत्येक उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले सप्ताह में 

वचनबंध के पूरा करने के सबूत के रूप में अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा विहित रूप में लेखा विवरण प्रस्तुत करेगा । 
( ब ) पिनिर्माता, वचनबंध को पूरा करने में उसकी असफलता की दशा में शर्त 

( ख ) में निर्दिष्ट अवधि के लिए उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 
की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उत्पाद - शुल्क का संदाय करने के लिए दायी 

होगा । 
2. यह सूचना 10 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त होगी । 

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए " क्रय पत्ती कारखाना " से ऐसा कारखाना अभिप्रेत है जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उसके 
द्वारा प्रसंस्कृत दो -तिहाई से अन्यून हरी पत्ती का क्रय ऐसे किसी उगाने वाले से करता है जिसके पास चाय की खेती के लिए दस हेक्टेयर से अनधिक 
भूमिका धृति है । 

[ फा. सं . 332/ 26 /99 - टी . आर. यू. ] 
प्रशान्त कुमार सिन्हा, अपर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th November, 1999 

No. 41 /99 -CENTRAL EXCISE 
G .S .R . 787 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the Central 
Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby exempts goods of the description specified in column (2 ) of the Table below 
falling under sub- heading No.0902.00 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 ( 1 of 
1986 ) from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excise Act, 
1944 (1 of 1944), subject to the conditions specified in the corresponding entry in column ( 3 ) of the said 
Table . 

TABLE 


S . No . 


Description ofGoods 

( 2 ) 
Tea cleared by a factory 
belonging to a co 
operative society during 
the period on and from 
10th December, 1999 to 
31 March, 2000 . 


Condition 

( 3 ) 
(a ) The benefit of exemption from duty will 

commence from the date of the undertaking 
with the Assistant Commissioner/ Deputy 
Commissioner of Central Excise as 

specified in condition (b ): 
(b ) The manufacturer files an undertaking , 

that 
(i) the green leaf used by the factory 
during the period on and from 10h 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II -- SEC , 3 (1)] 


1 _ 


2 


Tea cleared by a factory 
belonging to a co 
operative society during 
any financial year 
subsequent to 1999 - 2000 


December, 1999 to 31“ March , 2000 shall 
not be purchased from any grower who has 
a holding exceeding ten hectares under tea 
cultivation. 
(ii) The co -operative society owning the 
factory is registered with the Registrar of 
Cooperative Societies in the concerned 
State 

Government. 
(ü )No member of the co - operative society 
owns a holding exceeding ten hectares 

under tea cultivation . 
( c ) In the first week of April 2000 , the 

manufacturer shall submit a statement of 
accounts , in a format to be prescribed by 
the jurisdictional Commissioner of Central 
Excise , as proof of having fulfilled the 

undertaking . 
(d ) In the event of his failure to satisfy the 

undertaking , the manufacturer shall be 
liable to pay duty of excise specified in the 
First Schedule to the said Central Excise 
Tariff Act for the period referred to in 

condition (b ). 
(a ) The benefit of exemption from duty will 

commence from the date of the undertaking 
with the Assistant Commissioner / Deputy 
Commissioner of Central Excise as 

specified in condition (b ) : 
(b ) The manufacturer files an undertaking, 

that : 
(i) the green leaf used by the factory during 
the period , from the date of the aforesaid 
undertaking till the end of the financial 
year , shall not be purchased from any 
grower who has a holding exceeding ten 
hectares under tea cultivation . 
(i ) The co - operative society owning the 
factory is registered with the Registrar of 
Cooperative Societies in the concerned 
State 

Government. 
( ii )No member of the co -operative society 
owns a holding exceeding ten hectares 

under tea cultivation . 
(c) In the first week of each succeeding 

financial year, the manufacturer shall 
submit a statement of accounts, in a format 
to be prescribed by the jurisdictional 
Commissioner of Central Excise, as proof 
of having fulfilled the undertaking . 


( YTTII - 3 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


III. 


(d) In the event of his failure to satisfy the 

undertaking, the manufacturer shall be 
liable to pay duty of excise specified in the 
First Schedule to the said Central Excise 
Tariff Act for the period referred to in 

condition (b ). 
Tea cleared by a bought | ( a) The benefit of exemption from duty will 
leaf factory during the commence from the date of the undertaking 
period on and from 10 " with the Assistant Commissioner / Deputy 
December, 1999 to 31" Commissioner of Central Excise as 
March , 2000 . 

specified in condition (b ): 
(b ) The manufacturer files an undertaking 

that: 
(i) not less than two - thirds of the green leaf 
used by the factory during the period on 
and from 10h December , 1999 to 31 * 
March , 2000 shall be purchased from 
growers, each having a holding not 
exceeding ten hectares under tea 
cultivation . 
(ü ) The factory has been working for at 

least six months during 1998 -99 . 
(c) In the first week of April, 2000 , the 

manufacturer shall submit a statement of 
accounts , in a format to be prescribed by 
the jurisdictional Commissioner of Central 
Excise , as proof of having fulfilled the 

undertaking. 
(d ) In the event of his failure to satisfy the 

undertaking , the manufacturer shall be 
liable to pay duty of excise specified in the 
First Schedule to the said Central Excise 
Tariff Act for the period referred to in 

condition (b ). 
Tea cleared by a bought (a ) The benefit of exemption from duty will 
leaf factory during any commence from the date of the undertaking 
financial year subsequent with the Assistant Commissioner/ Deputy 
to 1999 - 2000 . 

Commissioner of Central Excise as 

specified in condition (b ): 
(b ) The manufacturer files an undertaking that: 

(i) not less than two -thirds of the green leaf 
used by the factory , during the period from 
the date of the aforesaid undertaking till the 
end of the financial year, shall be 
purchased from growers, each having 
holding not exceeding ten hectares under 
tea 

cultivation . 
(ü ) The factory has been working for at 
least six months during the year preceding 
the year in which the undertaking referred 
to in condition (b ) is filed . 


IV . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC 3 (1)] 


(c) In the first week of April of each 

succeeding financial year the manufacturer 
shall submit a statement of accounts , in a 
format to be prescribed by the 
jurisdictional Commissioner of Central 
Excise , as proof of having fulfilled the 

undertaking . 
( d ) In the event of his failure to satisfy the 

undertaking, the manufacturer shall be 
liable to pay duty of excise specified in the 
First Schedule to the said Central Excise 
Tariff Act for the period referred to in 
condition (b ). 


2 . 


This notification shall come into effect from the 10th December , 1999 . 


Explanation :- For the purposes of this notification , " bought leaf factory" means a factory 
which purchases not less than two- thirds of the green leaf processed by it in the preceding 
financial year from any grower who has a bolding not exceeding ten hectares of land 
under cultivation of tea . 


( F . No. 332 / 26 /99 - TRUJ 


PRASHANT KUMAR SINHA . Under Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road . Mayapuri. New Delhi- 110067 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1999 . 


